सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 955 राँची , 

गुरुवार , 


17 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
05 सितम्बर , 2019 


- 


संचिका संख्या-2/ रा ० स्था ० -45 / 17-3355/ रा ० , -- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 
27.08.19 में मद संख्या-07 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गढ़वा 
जिलान्तर्गत भवनाथपुर प्रखण्ड के कुल 03 ( तीन) पंचायत यथा डुमरसोता , हरिहरपुर 
एवं मझिगांवा पंचायत में स्थित कुल 08 ( आठ ) राजस्व ग्रामों यथा- हरिहरपुर, डगर , 
बतोखूर्द, रपुरा, डुमरसोता, दारिदह , श्रीनगर एवं मझिगांवा को हल्का संख्या-10 के रूप 
में कांडी अंचल में सम्मिलित किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 17 अक्टूबर, 2019 


क्र ० 


अंचल 


हल्का संख्या 


अंचल कांडी में सम्मिलित 

पंचायतों के नाम 
1. डुमरसोता 


1 . 


कांडी 


अंचल कांडी में सम्मिलित राजस्व 

ग्राम ( थाना सं ०) का नाम 
डुमरसोता ( 80), दारिदह (78), 10 
श्रीनगर ( 77) 
हरिहरपुर (71), डगर ( 76), बतोखूर्द 
( 75 ), रपुरा ( 73), 
मझिगांवा ( 74 ) 


2. हरिहरपुर 


3. मझिगांवा 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 955 --- 50 


